रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of Jadia 


सन IAS 


- 


- 


- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 137 ] 

नई दिल्ली, सोमवार, मई 28 , 2001 / ज्येष्ठ 7, 1923 
No. 1371 

NEW DELHI , MONDAY, MAY 28 , 2001/ JYAISTHA 7, 1923 

श्रम मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 28 मई , 2007 
सं. यू - 23013 / 04 / 2001 - एल. डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा मैसर्स जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड, 4, माल रोड, दम -दम में ठेका श्रम के उत्सादन 
के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति गठित करता है । समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : - - 
( 1 ) श्री सी . एच. खिस्ती, निदेशक ( कार्मिक ) सदस्य 

कोल इण्डिया लिमिटेड, 
10, नेताजी सुभाष रोड, 

कोलकाता- 700001 
( 2 ) श्री शंकर साहा, सचिष, यूटक 

सदस्य 
लेनिन सारनी , 77/ 2/1, लेनिन सारनी, 

कोलकाता - 700013 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय) , 

सदस्य - संयोजक 
कोलकाता 
· 2. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 

. "टिम्बर फर्नीशिंग तथा इस्पात फर्नीशिंग, सहायक विधुतीय उपकरण, इंस्टालेशन इन्सुलेशन तथा रंगाई, व्हीलिंग तथा प्रेषण कार्यकलाप , 
बी, आई, सी. क्रेन की रिविटिंग, जाली बनाने का कार्य तथा समय - समय पर वैगन/ कोचों की आपूर्ति के लिए रेल मंत्रालय से आदेशों की उपलब्धता 
पर विशेष ध्यान देते हुए बी . आर. के . ए. की शीट ब्लॉस्टिंग तथा ई. एम. यू. कोचों तथा वैगमों की सुरक्षा सेवाओं के जॉब/ कार्यों में ठेका श्रमिकों 
को लगाए जाने से संबंधित तमाम मुद्दों का अध्ययन करना, मैसर्स जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, 4, माल रोड, दम - दम के प्रष्ठिानों में इस प्रकार ठेका 
श्रमिकों को रखने की जरूरत का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 
की धारा 10 के उपबंधों को देखते हुए उपरोक्त प्रतिष्ठानों के उल्लिखित जऑमों/कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " 
3. समिति का मुख्यालय कोलकाता में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई, 2001 तक सौंप देगी । 

टी . ए. श्रीनिवासन , सचिव 


1635 Gl/2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part I - Sec. 1] 


MINISTRY OF LABOUR 
( CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 28th May, 2001 
No . U -23013/04 /2001-LW . — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Contract Labour (Regulation 
ud Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of M /s. Jessop and Co. Limited , 4 , Mall Road , Dum -dum , 
The composition of the Committce and its terms of referencc willbe as under : 
(1) Shri C . H . Khisty, Director (Pers.), 

Member 
Coal India Ltd ., 
10), Netaji, Subash Road, 

Kolkata - 700 001. 
(2 ) Shri Shankar Saha, Secretary, UTUC , 

Member 
Lenin Sarani, 77 / 2/ 1 , Lenin Sarani, 

kolkata - 700 013. 
(3 ) R .L . C. ( C ), Kolkata 

Member -Convenor 
2 . The terms of reference of the proposed Committee would be as follows : 
" To study the whole question of engagement of contract labour in thc jobs /works of timber furnishing and steel 

fumishing, auxiliary electrical equipment, installation insulation and painting , whceling and despatch 
activity , Rivctting of VIC crane, fabrication work , sheet blasting of BRKA wagons and security services 
of the EMU coaches and wagons, with particular attention being paid to the availability of orders from 
Ministry of Railways ( or supply of wagons /coaches from time to time and the need for such engagement 
in the establishment of M / s. Jessop and Co . Limited , 4 , Mall Road , Dum -dum and to makc suitable 
recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the said 
establishmentbe prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation 

and Abolition ) Act, 1970 " . 

3 . The Headquarter of the Committee will be at Kolkata . The Comunittee should subinit its report by the 15th 
July , 2001. 

T . A . SRINIVASAN , Socy. 


Printed by tho Manager, Govt. of India Prose , Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Publishod by the Controllor of Publications, Dolhi- 110054 . 


